निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 7 श्रावण 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 876 ) पटना , सोमवार , 29 जुलाई 2019 

सं० 15 / वि0स0से0 - 02 - 02 / 2019 सा0प्र0 - 10125 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

26 जुलाई 2019 
विषय: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत उर्दू निदेशालय को सचिवालय का 

संलग्न कार्यालय घोषित किये जाने के संबंध मे । 
बिहार राजभाषा ( संशोधन) अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम -2, 1881) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं के 
आलोक में राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू के समुचित कार्यान्वयन, विकास एवं प्रचार - प्रसार हेतु विनिर्दिष्ट कार्यो को 
पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष - 1995 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन उर्दू निदेशालय गठित है । परन्तु बिहार 
सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के परिशिष्ट -1 में सचिवालय के संलग्न कार्यालयों की सूची में उर्दू निदेशालय 
सम्मिलित नहीं है । 

___ 2. वित्तीय / लेखा / बजट / स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की नियमों के आलोक में समीक्षा एवं निष्पादन के 
उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत उर्दू निदेशालय में आवश्यकता के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा 
एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न स्तर के पदो को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग 
समिति की बैठक दिनांक 19.11.2018 के मद संख्या - 6 द्वारा दी गयी है । उर्दू निदेशालय को सचिवालय का संलग्न 
कार्यालय घोषित करने की अनुशंसा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा की गई है । 

3. अतः सम्यक् विचारोपारांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना के अधीन उर्दू निदेशालय को 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जाता है । साथ ही उर्दू 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 जुलाई 2019 
निदेशालय को बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के परिशिष्ट -1 में सम्मिलित किया जाता है । उर्दूनिदेशालय में 
भविष्य में नियुक्ति / पदस्थापन / प्रोन्नति आदि की कार्रवाई उनके संबंधित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा । 

4. यह तुरत प्रवृत होगा । 
आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण 

अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव , बिहार 
लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सचिव, बिहार 
तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 876- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


